निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 767) पटना , शुक्रवार , 10 अगस्त 2018 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 

9 अगस्त 2018 
सं० 04 / STA. - P3 - 381 / 2014 - 5217 — बिहार मोटरगाड़ी नियमावली , 1992 के नियम - 67( 24 ) एवं 
नियम - 68 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति एवं परमिट नवीकरण 
की स्वीकृति संबंधी लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन सहित वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी पृष्ठांकन, परमिट 
प्रतिस्ताक्षर पर्ची के निर्गमन एवं राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार नवीकरण पर्ची के निर्गमन संबंधी सचिव, राज्य 
परिवहन प्राधिकार के अन्य रूटीन कर्तव्य के सम्पादन हेतु संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग को प्राधिकृत किया 
जाता है । 

2. प्रस्ताव पर अध्यक्ष- सह - सदस्य, राजस्व पर्षद् - सह - अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार का अनुमोदन 
प्राप्त है । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

विश्वासभाजन, 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 767 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih . nic .in 


